रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


TAININ 


ना 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II — खण्ड 3 — उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , अप्रैल , 18 , 2017 / चैत्र 28 , 1939 
NEW DELHI , TUESDAY, APRIL 18, 2017/ CHAITRA 28, 1939 


सं . 3001 
No. 300 ] 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग) 
( केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ) 

अधिसूचना 


नई दिल्ली , 18 अप्रैल , 2017 


सं . 14 / 2017 -सीमा शुल्क 


सा . का .नि .389( अ). केन्द्र सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 41/ 1999- सीमा शुल्क दिनांक 28 अप्रैल , 1999 जोकि भारत के राजपत्र , असाधारण के , भाग II , 
खण्ड - 3, उपखण्ड (i) में सा . का . नि . सं . 289 ( अ ), दिनांक 28 अप्रैल , 1999 के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी , इसके आगे उक्त अधिसूचना में 
निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात : 


उक्त अधिसूचना में , पैराग्राफ 1 में , परंतुक में , शब्द "निर्यातों के लिए " हटाया जाता है । 


[ फा . सं.डीजीईपी/ जीएंडजे / 44/ 2016 ] 


धर्मवीर शर्मा, अवर सचिव 


टिप्पणी :- दिनांक 28 अप्रैल , 1999 की प्रधान अधिसूचना सं . 41/ 1999 -सीमा शुल्क , भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खण्ड - 3, 

उपखण्ड (i) में दिनांक 28 अप्रैल , 1999 की सा . का . नि . सं . 289 ( अ ), के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी और भारत के राजपत्र , 
असाधारण के, भाग II , खण्ड -3, उपखण्ड (i) में दिनांक 15 मई, 2015 की सा . का. नि. सं. 387 (अ) के अंतर्गत दिनांक 15 मई, 
2015 की अधिसूचना सं . 33 / 2015-सीमा शुल्क के अंतर्गत इसमें अंतिम बार संशोधन किया गया था । 


2599 GI/ 2017 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i ) ] 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue ) 
(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS) 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 18th April, 2017 


No. 14 /2017 - Customs 
G .S.R .389 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 25 of the Customs Act, 1962 
(52 of 1962), the CentralGovernment, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes 
the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department 
of Revenue ) No. 41/ 1999 - Customs dated the 28th April, 1999 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , 
Section 3 , Sub -section (i), vide number G .S. R . 289 (E ), dated the 28th April, 1999 , herein after referred to as the said 
notification , namely : 


2 . In the said notification, in paragraph 1, in the proviso , the words “ for exports” shall be omitted . 


[F . No. DGEP /G & J/44/2016 ] 


DHARMVIR SHARMA, Under Secy . 


Note. - The principal notification No . 41/1999 -Customs dated the 28th April, 1999 published in the Gazette of India , 

Extraordinary, Part II , Section 3 , Sub -section (i), vide number G . S. R . 289 ( E ), dated the 28th April, 1999 and 
was last amended by notification No. 33 /2015 -Customs, dated the 15th May , 2015 published in the Gazette of 
India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section (i) vide number G .S. R . 387 (E ), dated the 15th May , 2015 . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


Digitally signed by SARVESH 
KUMAR SRIVASTAVA 
Date : 2017 .04. 19 18 :55 : 39 + 05 30 


SRIVASTAVA 


